निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आषाढ़ 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 586 ) पटना , वृहस्पतिवार , 6 जुलाई 2017 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

19 मई 2017 
सं0 01 / सह राज. स्था .( अति. प्रभार) 06 / 2015 / 1657 — विभागीय अधिसूचना सं. - 355, दिनांक 02.02. 
2017 द्वारा श्री जमाल जावेद आलम , संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना ( अति. प्रभार संयुक्त 
निबंधक , सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर) को संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ , भागलपुर प्रमंडल , 
भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 586 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


